निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


( सं ० पटना 48 ) 


8 फाल्गुन 1930 ( श ० ) 
पटना, शुक्रवार , 27 फरवरी 2009 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

6 जनवरी 2009 
एस 0 ओ0 11 , दिनांक 27 फरवरी 2009 - जहानाबाद जिला के अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार 
निवारण अधिनियम, 1989 की धारा -15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप जहानाबाद जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति 
एवं जनजाति से संबंधित मुकदमों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री अरविन्द कुमार, अधिवक्ता, जहानाबाद को 
उनके पद ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की कृपा की 
है । 

2. इस नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व से कार्यरत विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी 
जायेगी। 

( सं0 सं0 - सी 0 ए0 एस0-3-16/ 08/ 59/ जे0 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव 


12 जनवरी 2009 
एस0 ओ0 12, दिनांक 27 फरवरी 2009 - बक्सर जिला के अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार 
निवारण अधिनियम , 1989 की धारा -15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप बक्सर जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं 
जनजाति से संबंधित मुकदमों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री मनोज कुमार ठाकुर , बक्सर को उनके पद 
ग्रहण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की कृपा की है। 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 27 फरवरी 2009 


2. इस नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व से कार्यरत विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी 


जायेगी । 


( सं 0 सं0 - सी 0 ए0 एस0-3-01 /07 / 76 / जे0 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


12 जनवरी 2009 
एस0 ओ0 13 , दिनांक 27 फरवरी 2009 - अनुसूचित जाति एवं जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 
1989 की धारा -15 के अनतर्गत नवादा जिला के अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित वादों के संचालनार्थ 
जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक -955 / विधि दिनांक 08.11.08 के प्रसंग में राज्य सरकार ने श्री विशेश्वर राम , 
अधिवक्ता , नवादा को उनके पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिये विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने 
की कृपा की है । 

2. इस नियुक्ति के फलस्वरूप पूर्व से कार्यरत विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी 
जायेगी । 

( सं0 सं0 - सी 0 ए0 एस0-3-33/ 2007 /77/ जे0 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 48-571 + 25 - डी ० टी ० पी ० । 


